निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 840 ) पटना , मंगलवार , 11 सितम्बर 2018 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2018 
सं० अ०स०क० - 01 - 56 / 2016 - 1366 — भारत के संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा नियमावली - 2017 में संशोधन करते हुए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । 
( i) यह नियमावली "बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा ( संशोधन ) नियमावली - 2018 कही जा सकेगी । 
( ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( iii ) यह तुरत प्रवृत्त होगा । 

2. बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा नियमावली - 2017 के नियम - 3 ( 1 ) का प्रतिस्थापन । उक्त नियमावली का 
नियम - 3(1 ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है: - यह सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन होगी । इस सेवा में पदों की संरचना निम्नवत् होगी । 

पदनाम 

पद की प्रास्थिति । 
2 
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 

राजपत्रित 
सहायक निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण 

राजपत्रित 
उपनिदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण 

राजपत्रित 
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय ) 

राजपत्रित 


क्र० 


3 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो० एस० आई० फैसल , 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


PER TGT ( 3RITERU ), 11 Addal 2018 


The 6th September 2018 
M .W . D -01 -56 /2016 - 1366 — In exercise of the powers conferred by the proviso to the 
Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following 
Rules to amend the Bihar Minority Welfare Service Rules 2017 : 

1 . Short title , extent and commencement 
( 1) These rules may be called the " Bihar Minority Welfare Service ( Amendment) 

Rules, 2018 " . 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It shall come into force at once . 

2 . Substitution of Rule - 3 ( 1 ) of the Bihar Minority Welfare Service Rules -2017 . Rule - 3 ( 1 ) of 
the said Rules shall be substituted by the following : 

This Service shall be under the administraive control of the Minority Welfare Department. 
The Structure of the posts in this service shall be as follows : 
Sl. No. Name of Post 

Status of the posts 
District Minority Welfare Officer 

Gazetted 
- 2 . Assistant Director, Minority Welfare 

Gazetted 
3 . Deputy Director, Minority Welfare 

Gazetted 
4. Joint Director (Headquarter ) 

Gazetted 


By order of The Governor of Bihar , 

S . I. FAISAL , 
Special Secretary -cum -Director. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
ER TOTE (3TTET UT 840 - 571 + 100 - stodontol 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


